668 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 3, 1998 (KRTK 12 , 1920 SAKA) 


[ PART I 


लोकनिर्माण विभाग , 


( भवन तथा सड़क शाखा ) 


जीन्द वृत 


दिनांक 26 अगस्त , 1998 


सं ० 835. --चुकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन - 
नामतः नरवाना --- कैथल रोड़ से सुदकन खुद सड़क के लिये अपेक्षित है, एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट विवरण में वर्णित 
भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह घोषणा , 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिये है जिनसे यह 
सम्बन्धित हो , और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलक्टर जीन्द, 
भूमि अभिग्रहण कलेक्टर , लोक निर्माण विभाग भवन तथा मार्ग शाखा अम्बाला छावनी /भिवानी/हिसार की एतद् द्वारा उक्त भूमि 
अभिग्रहण करने का आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शे का जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलेक्टर जीन्द/ भूमि अभिग्रहण कलक्टर, लोक निर्माण 
विभाग भवन तयामार्ग शाखा हिसार और कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़क शाखा 
नरवाना के कार्यालयों में देखा जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


मुस्तली नं ० किला नं . 


याम/हदबस्त क्षेत्रफल 

एकड़ों में 


नम्बर 


1 


1 


2 


3 


5 


नरवाना 


सिसर 


0.37 


91, 94,240,241,242,266, 
265/1, 265/2 ... 


ह ० ब०34 


( हस्ताक्षर ) . 


. 


. 


" 


जीन्द सकंल, पी ० डब्ल्यु ० डी ०, बी ० एड ० पार ० शाखा, 

जीन्द । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING & ROAD BRANCH ) 

JIND CIRCLE 


The 261h August , 1998 


No. 835.- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed by 
the 

Government at public expense , for a public purpose namely constg . Narwana Kaithal road 10 
Sudkain Khurd , road , Tehsil Narwana, District Jind . 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 3, 1998 ( KRTK 12, 1920 SAKA) 


669 


It is therefore hereby declared that ihe land described in specification below is required for 
aforesaid purpose . 


1he 


This declaration is madc ; under the provisions of section 6 of the land Acquisition Act, 1894 , 
to all whom it may concern and under the provisions of section -7 of the said Ac!--the District Revenue 
Officer -cum.land - Acquisition Collector , Jind , and Acquisition Collector PWD , B & R for Ambala 
Cantt/ Bhiwani/ Hisar is horcby directod lotako order for the acquisition of the said land . 


Plans of land may be inspscles in the office of {he District Revenue Officer- cum Land- Acqucsiljon 
Collector Jind /Land Acquisition Collector , PWD B & R for Ambala Cantt /Bhiwani/Hisar and Executive 
Engineer . Provincial/PWD B & R Jind. Narwana . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality 
Village & 
Hadbast 


Area in 
Acres 


Rectangle / 
Killa No. 


Jind 


Narwana 


0.37 


Siserl 
I.B. No. 
34 


91,94,240,241,242 , 
266, 265/1 , 265/2 . 


( Sd .). . 


Superintending Engin ::: , 
Jind Cirdle, PWD , B & R Branch. 

Jind . 


लोक निर्माण विभाग , भवन एवं मार्ग शाखा, गुड़गांवा सर्कल 


दिनांक 29 सितम्बर, 1998 


[ संख्या 28 जी ० ए ० 87 डी / 35.-- चुंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि 
सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजना अर्थात् सड़क हथीन से लखनाका विध लिक पहाइपर वाया कुकरचाटी , तहसील 
हथीन जिला फरीदाबाद के लिये अपेक्षित है इसलिये यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजना के 
लिये अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपाय के अधीन उन सनो व्यक्तियों को जानकारी के लिये , 
जिनका इनमे सम्बन्ध हो । 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधि 
कारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारी सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित 
या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षा हो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
या दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार को तियि में जो भी वद में हो तीन दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी 
। एवं भूमि अभिग्रहण कलक्टर फरीदाबाद या भूमि अभिग्रहण कलक्टर लो ० नि ० वि ० भ ० तथा म ० शाखा गुड़गांवा के सम्मुख लिखित 
रूप में दायर कर सकता है । 


670 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV . 3 , 1998 (KRTK 12, 1920 SAKA) 


| PALTI 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


हदबस्त सं ० 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


खसरा सं ० 


फरीदाबाद 


हथीन 


हथीन 


252 


0.16 


94 


11 


95 


15/2 


( EFTI : 


अधीक्षक इन्जीनियर, 
etto fato fao, nataiaa , ja tai 


HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH , GURGAON CIRCLE 


The 29th September, 1998 
No. 28 -GA - 87- D /35. — Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be 
required to be taken by the Government, at Public expense , for a public purpose, namely, for Construction 
of Hathin to Lakhnaka with link to Paharpur via Kukarchatti, tehsil Hathin in Faridabad district. 
It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above 
purpose . 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 to 
all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana , is pleased 
to authorise the officers , for the time being engaged in the undertakking with their servants and workmen 
to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that 
section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may 
within 30 days of the publication of the notification in the official gazette or in two news papers or 
publicity of the notification whichever is later file an objection in writing before the District Revenue 
Officer- cum -land Acquisition Collector, Faridabad or Land Acquisition Collector, Haryana FWD , 
B & R Branch Gurgaon under the said Act. 


SPECIFICATIONS 


VIC 


District 


Tehsil 


Khasra Nos . 


Locality / 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Faridabad 


Hathin 


Hathin 


252 


0.16 


94 


ܚܬ 


11 


95 


15/2 


( Sd .). 


. 


Superintending Engineer, 
Gurgaon Circle, PWD , B & R , Branch . 


